रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


. 


:HTTE 


.....1 


. 


-: 


-- 


:: 


.. 


-..: 


M 


-- 


सनामब- जगते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 123 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 29 , 2013 / ज्येष्ठ 8 , 1935 


No . 123 ] 


NEW DELHI, WEDNESDAY,MAY 29, 2013/ JYAISTHA 8 , 1935 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बजट प्रभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई , 2013 
10 वर्ष के नए मुद्रास्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक की बिक्री के लिए नीलामी 

फा . संख्या 4(16 )-डब्ल्यू एंडएम / 2012 . — भारत सरकार एतद्द्वारा 1, 000 करोड़ रुपए ( अंकित ) 
की कुल राशि के लिए 10 -वर्ष की अवधि के लिए मुद्रास्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक - 2023 
( प्रतिभूति ) की बिक्री अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे विशिष्ट अधिसूचना 
कहा गया है ) में उल्लिखित शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4( 13 ) 
डब्ल्यूएण्डएम / 2008, तारीख 8 अक्तूबर 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी । 
निर्गम की विधि 
2. इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक , मुंबई कार्यालय , फोर्ट , मुंबई - 400001 के माध्यम से 
तारीख 8 अक्तूबर , 2008 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4( 13 )-डब्ल्यूएंडएम / 2008 के पैरा 5 .1 में 
यथानिर्धारित तरीके से समान मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए लाभ आधारित नीलामी द्वारा 
की जाएगी । 


2418 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन 
3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम 
( अनुबंध ) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 20 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों 

और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा | 
नीलामी का स्थान एवं तारीख 
4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक , मुंबई कार्यालय , फोर्ट , मुंबई- 400001 द्वारा 4 जून , 2013 को 
संचालित की जाएगी । नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई- कुबेर ) 
प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 4 जून , 2013 को प्रस्तुत की जानी चाहिए । अप्रतिस्पर्धी बोलियां 
पूर्वाह्न 10. 30 बजे से पूर्वाह्न 11 . 30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10 . 30 बजे से दोपहर 
12. 00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए । 
अवधि 
5. मुद्रास्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक की अवधि दस वर्ष के लिए होगी। यह स्टॉक 5 जून , 2013 
से प्रारम्भ होगा । इस स्टॉक की चुकौती 5 जून , 2013 को समायोजित ( अंकित ) मूल्य अथवा 
सममूल्य , जो भी अधिक हो , पर की जाएगी । 
निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान 
6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 4 जून , 
2013 को प्रदर्शित किया जाएगा । सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 5 जून , 2013 अर्थात् निर्गम की 
तारीख को किया जाएगा । 
ब्याज 
7. प्रतिभूतियों के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कट - आफ 
लाभ पर किया जाएगा । ब्याज का भुगतान अर्द्ध - वार्षिक आधार पर 5 दिसंबर और 5 जून को किया 
जाएगा । मूलधन का समायोजन सूचकांक अनुपात ( आईआर ) से गुणा करके मुद्रास्फीति के संदर्भ में 
किया जाएगा और कूपन का भुगतान समायोजित मूलधन पर किया जाएगा । 
8. मूल्य सूचकांक 
अंतिम थोक मूल्य सूचकांक ( डब्ल्यूपीआई) का प्रयोग सूचकांक अनुपात की गणना करने के लिए 
और इसके द्वारा मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा । मासिक अंतिम थोक मूल्य 
सूचकांक का प्रयोग कलेंडर माह की पहली तारीख हेतु संदर्भ डब्ल्यूपीआई के लिए किया जाएगा और 
लगातार दो कलेंडर महीनों की पहली तारीख के बीच के दिनों के लिए संदर्भ डब्ल्यूपीआई की गणना 
रेखीय इंटरपोलेशन के जरिये की जाएगी । इसके अतिरिक्त , मासिक अंतिम डब्ल्यूपीआई का प्रयोग 
चार माह के अंतर पर किया जाएगा यथा: 1 जून, 2013 और 1 जुलाई , 2013 के लिए संदर्भ 
डब्ल्यूपीआई के तौर पर क्रमश: जनवरी, 2013 और फरवरी, 2013 के अंतिम डब्ल्यूपीआई का प्रयोग 
किया जाएगा । 5 जून , 2013 के लिए संदर्भ डब्ल्यूपीआई 170. 38 होगा (1 जून और 1 जुलाई को 
क्रमश: 170 . 3 और 170 . 9 पर संदर्भ डब्ल्यू पीआई के रेखीय इंटरपोलेशन के जरिये )। मुद्रा- स्फीति 
सूचीकृत सरकारी स्टॉक के निर्गम के पश्चात डब्ल्यूपीआई शृंखला हेतु आधार वर्ष में संशोधन होने 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पर , सूचीकरण के प्रयोजनों के लिए नए डब्ल्यूपीआई सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा और नए 
डब्ल्यूपीआई सूचकांक के पुराने मानों की गणना आधार की स्प्लाइसिंग के जरिये की जाएगी । अंतिम 
डब्ल्यूपीआई के मासिक आंकडों को भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा । 
9. सूचकांक अनुपात 

सूचकांक अनुपात की गणना भुगतान के संदर्भ डब्ल्यूपीआई / कूपन दर को निर्गम तारीख के 
संदर्भ डब्ल्यूपीआई से विभाजित कर की जाएगी । किसी विशेष तारीख के सूचकांक अनुपात को 
दशमलव के बाद छह अंकों तक छोटा किया जा सकता है अथवा दशमलव के बाद पांच स्थानों तक 
पूर्णांकित किया जा सकता है । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से , 
डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(BUDGET DIVISION ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th May , 2013 
Auction for Sale of a New Inflation Indexed Government Stock of 10 Years 
F. No. 4 ( 16 ) W & M / 2012 . — Government of India hereby notifies sale of Inflation Indexed Government Stock 
2023 (securities) of 10 -year tenure for an aggregate amount of₹ 1 ,000 crore ( nominal). The sale will be subject to the 
terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification ) as also the terms and conditions 
specified in the General Notification F. No. 4 ( 13) - W & M /2008 , dated October 8 , 2008 issued by Government of India. 
Method of Issue 
2 . The Stock will be sold through Reserve Bank of India , Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as 
prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No . 4 (13)– W & M / 2008, dated October 8, 2008 by a yield 
based auction using uniform price auction method . 
Allotment to Non -competitive Bidders 
3. The Government Stock up to 20 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and 
institutions as per the enclosed Scheme for Non - competitive Bidding Facility in the Auctions ofGovernment Securities 
(Annex ). 
Place and date of auction 
4 . The auction will be conducted by Reserve Bank of India , Mumbai Office , Fort, Mumbai -400 001 on June 4 , 2013. Bids 
for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E -Kuber ) 
system on June 4 , 2013 . The non - competitive bids should be submitted between 10 . 30 a.m . and 11 .30 a .m . and the 
competitive bids should be submitted between 10 .30 a.m . and 12 .00 noon . 
Tenure 
5 . The Inflation Indexed Government Stock will be of ten years tenure. The tenure of the Stock will commence from 
June 5 , 2013 . The Stock will be repaid at the adjusted face value or at par whichever is higher on June 5 , 2023 . 
Date of issue and payment for the stock 
6 . The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on 
June 4 , 2013. The payment by successful bidders will be on June 5 , 2013 i.e., the date of issue. 


Interest 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


7 . The coupon rate for the securities will be set at the cut-off yield to maturity rate decided in the auction . The interest 
will be payable half-yearly on December 5 and June 5 . The principal will be adjusted against inflation by multiplying with 
index ratio (IR ) and the coupon will be paid on the adjusted principal. 
Price Index 
8 . Final Wholesale Price Inflation (WPI) will be used for calculating index ratio and thereby providing inflation 
protection . The monthly finalWPI will be used as reference WPI for 1st day of a calendar month and the reference WPI 
for the days between 1st day of two contiguous calendar months will be computed through linear interpolation . Further, 
monthly finalWPI will be used with a lag of four months, viz. finalWPI for January 2013 and February 2013 will be used 
as reference WPI for 10 June, 2013 and 159 July , 2013, respectively . The reference WPI for 5th June, 2013 will be 170.38 
(through linear interpolation of reference WPI for 1st June and 1st July at 170. 3 and 170 . 9, respectively). In case of 
revision in the base year for WPI series after issuance of Inflation Indexed Government Stock , new WPI index will be 
used for indexation purposes and the past values of new WPI index would be computed through splicing the base. The 
monthly data on final WPI published by the Office of the Economic Adviser to the Government of India , Ministry of 
Commerce and Industry willbe used . 
Index ratio 
9 . Index ratio would be computed by dividing reference WPI of the settlement/ coupon date with the reference WPI of 
the issue date . Index ratio for a specific date may be truncated to six decimal places and rounded off to five decimal 
places. 

By Order of the President of India , 


Dr. RAJAT BHARGAVA , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


